निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 वैशाख 1935 ( श ) 
पटना, सोमवार , 6 मई 2013 


( सं० पटना 353 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- ~ 


लं 


अधिसूचना 

8 अप्रील 2013 
सं0 प्रश्न एवं ध्या०स० - 5/2012 - 419/वि०स० — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
बिहार विधान - सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम - 292 ( क ) ( i) के अधीन अध्यक्ष, बिहार 
विधान - सभा ने वर्ष 2013 - 14 ( 31 मार्च, 2014 तक ) के लिए बिहार विधान - सभा की " प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति " का 
गठन निम्न प्रकार से किया है : 
1. श्रीमती रेणु देवी 

स०वि०स० 

सभापति 
2. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री पन्ना लाल सिंह पटेल 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री सबा जफर 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री तारकिशोर प्रसाद 

स०वि०स० 

सदस्य 
श्री परमानन्द ऋषिदेव 

स०वि०स० 

सदस्य 
8. श्री गोपाल जी ठाकुर 

स०वि०स० 

सदस्य 
9 . श्री सुरेश कुमार शर्मा 

स०वि०स० 

सदस्य 
10. श्री वृज किशोर विंद 

स०वि०स० 

सदस्य 
11. श्री नौशाद आलम 

स०वि०स० 

सदस्य 
12. श्रीमती मंजू हजारी 

स०वि०स० 

सदस्य 
13. श्रीमती दिलमरणी देवी 

स०वि०स० 

सदस्य 


सं 


बिहार गजट ( असाधारण ), 6 मई 2013 
श्रीमती रेणु देवी , स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का 
कार्यकाल 31 मार्च, 2014 तक होगा । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राज कुमार रजक , 


सरकार के उप- सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 353 -571 + 25-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


